( RAL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 ज्येष्ठ, 1937 ( श० ) 
संख्या 356 राँची, शुक्रवार 

22 मई , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


19 मई , 2015 


संख्याः 5/ स्था0-11/ 2009 का . 4480 -- विभागीय अधिसूचना सं0 4416 दिनांक 15 मई, 2015 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अरूण कुमार सिंह, आप्त सचिव, को वाणिज्यकर 
विभाग से स्थानान्तरित एवं राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , रांची में पदस्थापित किया गया है । 

2. उक्त अधिसूचना सं0 4416 दिनांक 15 मई , 2015 को कार्यहित में रदद किया जाता है | 

3. पूर्व निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 4416 दिनांक 15 मई, 2015 को इस हद तक संशोधित समझा 
जाय । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 5 6 – 50 | 


